श 


इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्रद 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 471 ] 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 1 दिसम्बर 2021 - अग्रहायण 10 , शक 1943 


पर्यटन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 1 दिसम्बर 2021 


, 


क्र . एफ - 01-21-2021 - तैंतीस . - राज्य शासन , एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश भोपाल में स्थित मिंटो हॉल ( पुरानी विधान सभा ) का नाम परिर्वतन 
कर " कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर " किया जाता है . 


भारत सरकार , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित देवनागरी लिपि ( हिंदी ) एवं रोमन लिपि ( अंग्रेजी ) में नवीन नाम की 
वर्तनी इस प्रकार है : 


पुरानी विधान सभा 
मिंटो हॉल का वर्तमान 


नवीन नाम पुरानी विधान सभा 

मिंटो हॉल रोमन लिपि 


नवीन नाम पुरानी विधान 
सभा मिंटो हॉल देवनागरी 

लिपि 
( 3 ) 


नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


कुशाभाऊ ठाकरे 


मिंटो हॉल ( पुरानी 
विधान सभा ) 


KUSHABHAU THAKRE 

INTERNATIONAL 
CONVENTION CENTRE 


इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शिव शेखर शुक्ला , प्रमुख सचिव . 


941 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


